PART 1 


HARYANA GOVT GAZ., APRIL 27 , 1976 (VYSK . 7, 1898 SAKA ) 


623 


कमांक 421 ज (II)-76/11319.-- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1) तथा 3 ( 1 ) के अनुसार सो गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्री राम कलां, पुत्र श्री जोहरी, गांव लुहारहेड़ी, तहसील झज्जर, जिला रोहतक की रबी, 
1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

क्रमांक 571-ज- (II ) -76/11323.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधिन किया गया है ) की धारा 2 (ए ) ( 1ए ) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमति गंगा देवी ,विधवा श्री राजल राम गांव बहुअकबरपुर , तहसील व जिला रोहतक को 
रखी, 1969 से रखी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तथा खरीफ, 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी 
गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


क्रमांक 615-ज-( II ) -76/ 11328.- पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में 
अपनाया गया है और उसमें प्राज तक संशोधन किया गया है ) की धारा 2 ( ए ) ( 1 ए) तथा 3 ( 1ए ) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर उन के सामने दी गई फसल तथा 
राशि एवं सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं 


- 


क्रमांक जिला 


जागीर पाने वाला का नाम 


गांव व पता 


तहसील 


वार्षिक 


फसल वर्ष जब से 
जागीर दी गई 


राशि 


1 


2 


4 


5 


6 


7 


रुपये 


1 गुड़गावां 


श्री भगवाना, पुत्र श्री हर दियाल 


खेन्टावास 


गुड़गांव 


रबी , 1973 से 


150 


2 


श्री गिरवर सिंह, पुत्र श्री झुन्ता 


सराय 


" 


नूह 


150 


3 


श्री भ्यानो राम, पुत्र श्री मोलहड़ 


गुड़गांव 


गुड़गावां 


150 


" 


11 


4 


जोरासी 


श्री केहर सिंह , पुत्र श्री दीप चन्द 


" 


150 


नूह 


5 


श्री 


सुरतन ,पुत्र श्री जयसी 


दीनोखड़ी 


गुड़गांव 


रबी , 1974 से 


150 


6 


श्रीमती गिन्दोड़ी, विधवा श्री राम प्रशाद उर्फ परसा राम पुरा 


" 


खरीफ , 1965 से रबी , 
1970 

तक 
खरीफ , 1970 से 


100 


150 


क्रमांक 150 ज ( I) -76/11419.--पूर्वी पंजाब पुट पुरस्कार अधिनियम , 1948 ( जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया 
या है और उसमें अाज तक संशोधन किया गया है ) को नारा 2( ए ) ( 11 ) तथा 3( 14 ) के अनुसार सोंपे गये अधिकारों 
का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल श्रीमो लम्सी देगी, विधा श्री झुपा राम , गांव खुडाना , तहसील दादरी, जिला 
भिवानी को रबी , 1966 से रबी , 1970 तक 100 रुपये वार्षिक तया खरीफ , 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली 
जागीर सनद में दी गई शतों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 


